सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 484 राँची, बुधवार , 


19 जून , 2019 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
10 जून , 2019 


संख्या-02/नि.स्था. ( अवकाश)- 11/2018 -2054-- राय श्री सुभाष कुमार दत्ता , अवर निबंधक, 
रामगढ़ को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 228 एवं 248 के आलोक में दिनांक-03.06.2019 
से 17.06.2019 तक उनके कैंसर पीड़ित माताजी की सेवा एवं उचित देखभाल हेतु कुल 15 (पंद्रह ) 
दिनों का उपार्जित अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


ह ० / 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 484 -- 50 


